रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO. DL - 33004/ 99 


Inde 


R 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 --- उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i) 


भाग 1 -खण्ड 3 उप-खण्ड on to 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 55 ] 
No. 55 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 25, 2000 / माघ 5 , 1921 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25 , 2000/MAGHA 5 , 1921 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 24 जनवरी , 2000 


सा . का . नि . 63( अ ). - केन्द्रीय सरकार , विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 ( 1976 का 49 ) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) नियम , 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) ( संशोधन ) नियम, 2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 
2. विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) नियम, 1976 में , 

(1 ) प्ररूप वि. अ. - 1 क में , 


( क ) मद संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत : स्थापित की जाएगी , अर्थात् : 


" 10क, क्या सक्षम प्राधिकारी का सिफारिश पत्र संलग्न है । 


( हां / नहीं ) " । 


( ख ) "टिप्पण 4 के पश्चात , निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" प्रमाणपत्र 


( आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ) 


यह प्रमाणित किया जाता है कि - ~ ~~ -~ ~ - ~ ~ ~- ~ -~ - ( संगम का नाम ) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय - - - - -- ( पता ) 
है , अपने चयनित ~ ~ ~ - ~ ~ - ~- ( आर्थिक , शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक * ) क्रियाकलाप के क्षेत्र में क्रियाकलाप करने के 
लिए बनाई गई है । उक्त संगठन के पूर्ववृतों का सत्यापन कर लिया गया है और उसके प्रतिकूल कुछ नहीं है । 


2. इसकी प्रस्थापित परियोजना -- - - - - - -- -- ( राज्य ) के - - - - - ( जिले ) में आरम्भ की जाएगी । उक्त परियोजना उस क्षेत्र 
में रहने वाले लोक के लिए लाभप्रद होगी । 


233612000 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC 3(1)] 
3. पूर्वोक्त संगम द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन ) अधिनियम, 1976 के अधीन ----- -- -- - - ( विदेशी दाता का नाम और पता ) से 
- -- - - - - ( मुद्रा/रकम ) का विदेशी अभिदाय उक्त परियोजना के लिए स्वीकार करने के लिए पूर्व अनुज्ञा के अनुदान की सिफारिश 
की जाती है । 


(सिफारिशकर्ता प्राधिकारी) * * 


( मुद्रा ) 


* जो लागू न हो उसे काट दें । 
* * संबंधित कोई भी 


( 1 ) उक्त जिले का कलक्टर, 


( 2 ) राज्य सरकार का विभाग, 
( 3 ) भारत सरकार का मंत्रालय या विभाग "; 


( ii ) प्ररूप वि . अ. - 8 में , 


( क ) मद संख्या १ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 


" 9क. क्या सक्षम प्राधिकारी का सिफारिश पत्र संलग्न है । 


( हां / नहीं ) । "; 


( ख ) "टिप्पण ( iii ) " के पश्चात , निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


D 


- 


" प्रमाणपत्र 

( आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ) 
___ यह प्रमाणित किया जाता है कि - --- -- - - - - -- - - - - ( संगम का नाम ) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय -- - - - - ( पता ) 
में है , गत - - - - वर्षों से -- - - - - ( राज्य ) के -- -- -- - - (जिले ) में आर्थिक , शैक्षिक , सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक * 
क्रियाकलाप में लगा हुआ है । 

____ 2. इसने उक्त क्षेत्र में कल्याणकारी क्रियाकलाप किए हैं और अपने चयनित ( आर्थिक , शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक ) 
क्रियाकलाप के क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान - ~ - - रुपए ( रुपयों में रकम ) का व्यय उपगत किया है ( प्रशासनिक व्यय को अपवर्जित करते 


- 


- 


3. उक्त संगठन के पूर्ववृत्तों का सत्यापन कर लिया गया है और उसके प्रतिकूल कुछ नहीं है । 


4 . पूर्वोक्त संगम का विदेशी अभिदाय (विनियमन ) अधिनियम, 1976 के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण 
किए जाने की सिफारिश की जाती है । 


( सिफारिशकर्ता प्राधिकारी ) * * 


( मुद्रा ) 


* जो लागू न हो उसे काट दें । 
* * संबंधित कोई भी 


( 1 ) उक्त जिले का कलक्टर , 


( 2 ) राज्य सरकार का विभाग , 


( 3 ) भारत सरकार का मंत्रालय या विभाग । 


[ सं. 21022 /10/4/ 99 - एफसीआरएआई ] 

अजय चौधरी , संयुक्त सचिव 


[ HTT II - au 


3 (1) ] 


1.7 CM T5471 7727 


5 31177 , 1976 GITT Yifgra facer TTE & I TR 42 Ethan 


SÌTETA 


feuduit : - 7777 fra 19 3 fufirin Teh 71.Cal.fi. 756 ( 34 ), jih 

निम्न द्वाराकिया है : 


1. 371 . S .; 37) , arta 19 FGFEL{, 1977, 1. F .F . 755 ( 34 ), ante 57957, 1984 FL. FIFA, 879 ( 37 ), rte 25 
Ara , 1991, HII.CI. f . 592 ( 37 ), arta 27 FGHETE, 1996 BT HI. ST. fl. 8 ( 37 ), arta 4 77947, 1999 1 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th January , 2000 
G . S . R . 63( E ). - In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Foreign Contribution (Regulation ) 
Act , 1976 (49 of 1976 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign 
Contribution (Regulation ) Rules, 1976 , namely - - - 

1 (1 ) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation ) (Amendment) Rules, 2000 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Foreign Contribution (Regulation ) Rules , 1976 , 
(1) in form FC -1A , 
(a ) after item 10 and the entries relating thereto, the following item shall be inserted , namely — 
" 10A . Whether a recommendation certificate from the competent authority is attached (Yes /No) " , 
(b ) after Note 4 , the following shall be inserted ,namely : 


" CERTIFICATE 

( To be submitted alongwith the application ) 
This is to certify that the . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . (name of the 

. . . . . . (name of the association ) having its registered 
office at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . (address ) has been formed for undertaking 
activities in its chosen . . . . 

. . . . . . . . . (Economic , Educational, Cultural, Religious and Social *) 
field of activity . The antecedents of the organisation have been verified and there is nothing adverse against them 

2 Its proposed project shall be under taken in the . . . . . . . . . . .(District) of . . . . . (State ) The 
said project will be beneficial to the people living in the area . 


3 . The grant of prior permission to the aforementioned association to accept foreign contribution amounting 
to . . . (Currency /Amount) from . . 

. . (Name 
and address of foreign donor) under the Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 for the said project is recommended 


(Recommending Authority ) * * 


(With Seal) 


* Strike out whichever is not applicable 
* * Any concerned 

( 1) Collector of District 
(2 ) Department of the State Government 
(3 ) Ministry or Department of the Government of India " , 
(11) In Form FC - 8 , 
(a ) after item 9 and the entries relating thereto , the following item will be inserted , namely: - 
" OA Whether a recommendation certificate from the competent authority is attached (Yes/No ) " . 


[PART II - SEC 3 (1)] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 
after Note ( ili ) · the following will be added , namely : 


(b ) 


" CERTIFICATE 


( To be submitted alongwith the application .) 


This is to certify that the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (name of the association ) having its registered 
office at 

. (address ) has been engaged in 
Economic , Educational, Cultural, Religious and Social * activities in the . . . . . . . . . (District ) of . . . . . . 

(State ) for the last . . . . . years. 

2 It has undertaken welfare activities in the area and has incurred expenditure (excluding administrative 
expenditure ) amounting to 

. . . (Amount in Rupees) during the last three years on its chosen (Economic , 
Educational , Cultural, Religious and social field of activity. 

3. The antecedents of the organisation have been verified and there is nothing adverse against them 

4 The grant of registration to the aforesaid association to accept foreign contribution under the Foreign 
Contribution (Regulation ) Act, 1976 is recommended . 


(Recommending Authority )* * 

(With Seal) 


* Strike out whatever is not applicable 
* * Any concerned 

( 1) Collector of District 
(2 ) Department of the State Government 
( 3) Ministry/Department of the Government of India " 


[No 21022 / 10 / 4 / 99 - FCRAI) 

AJOY CHAUDHURI, Jt. Secy 
Note : — The principal rules were published in the Gazette of India , Extra ordinary, vide GSR 756 (E ), dated 5 - 8 - 1976 , 

and subsequently amended vide SO 860 (E ), dated 29 -12 - 1977 , GSR 755 ( E ), dated 5 - 11- 1984 , GSR 879 (E ), 
dated 25 - 3 -1991, GSR 592 (E ), dated 27 - 12 - 1996 and GSR 8 ( E ) , dated 4 - 1 - 1999 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


l unted by the Manager, Govt of India l ess. Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110061 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 


